रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 98 


REGD . NO. D . L.- 33004/98 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRACTOR SETARY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण4 . .. .. . 
PART IK Section 4 : 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


PNRNA 


सं0 131 
No. 13] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 24 , 1998 / श्रावण 2, 1920 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 24 , 1998 /SRAVANA 2 , 1920 


- 


रक्षा मंत्रालय 

अधिसूचना 

मई दिल्ली, 24 जुलाई , 1998 
का०नि०आ025( अ ). -- छावनी अधिनियम , 1894 ( 1924 का 
2 ) की धारा 31 की अपेक्षानुसार, कामठी छावनी ( पाडौं का विभाजन ) 
नियम , 1997 के प्रारूप से युक्त एक सार्वजनिक सूचना का, भारत सरकार 
के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का०नि०आo 166, दिनांक १ अक्तूबर , 
1997 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2 , खण्ड 4, दिनांक 25 अक्तूबर, 1997 
में प्रकाशन किया गया था , जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे 
प्रभाषित होने की संभावना थी , उक्त सूचना के प्रकाशन की दिनांक से साठ 
दिन की अवधि की समाप्ति तक , आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे । 

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 13 नवंबर , 1997 को 
जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ; 

और उक्त प्रारूप नियमों की यायत , जमता से ठपर्युक्त अवधि के 
भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से 
विचार कर लिया गया है । 

अत: अब केन्द्रीय सरकार , छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के 
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० मि०आ० 226 दिनांक 11 सितंबर , 
1976 के साथ प्रकाशित कामठी छावनी ( वाडौं का विभाजन ) नियम , 
1976 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण 
से पहले किया गया है या करने का लोपकिया गया है, निम्नलिखित नियम 
बनाती है , अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त माम और प्रारंभ - ( 1) इम नियों का संक्षिप्त नाम 
कामठी छावनी ( वाडों का विभाजन ) नियम, 1998 है । 
1995G/ 98 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक को प्रवृत्त होंगे । 

2. छावनी का वाडौं में विभाजन - छावनी बोर्ड कामठी में निर्वाचन 
करने के प्रयोजन के लिए, छावनी का निम्नलिखित बाहों में विभाजन 
किया जाएगा, अर्थात् : 

वार्ड सं0 1 
पार्ड सं02 
वार्ड सं०३ 
वार्ड सं0 4 
वार्ड सं05 
पार्ड सं06 

3. वाओं की सीमाएं : - प्रत्येक वार्ड की सीमाएं पे होंगी जो इन 
नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निर्वाषित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या : प्रत्येक वार्ड से 
निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या नीचे दिखाई गई है : 


पार्ड सं0 


निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य 


पाई सं०1 
वार्ड सं02 
पार्ड सं०३ 
पार्ड सं04 
वार्ड सं05 
वार्ड सं06 


1 ( अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के 

लिए आरक्षित ) । 


GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II – Sec . 41 
अनुसूची 

___ वार्ड सं . ३ : इस वार्ड की सीमा गैरिसन गुरुद्वारा के निकट माल रोड 
( नियम ३ देखिए) 

और गफ रोड के जंक्शन से आरम्भ होती है और माल रोड़ तथा मंदिर रोड 
वाडौं की सीमाएं 

के क्रासिंग तक माल रोड़ के साथ- साथ चलती हुई दक्षिण पूर्व की तरफ 

बढ़ती है । इस बिंदु से सीमा रेखा मंदिर रोड के पश्चिम किनारे के साथ 
वार्ड सं01 : इस वार्ड की सीमा गोरा बाजार मुख्य मार्ग और रेतबाट 

साथ चलती हुई उस बिंदु तक दक्षिण की ओर मुड़ती है जहां यह राष्ट्रीय 
के जंक्शन के निकट रेतघाट पर पुलिया की दाहिनी दीवार से आरंभ होती 

राजमार्ग पर मिलती है । इस वार्ड से वार्ड की सीमा रेखा बागडु नाला पुल 
है । इसके पश्चात् रेतबाट सड़क के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ उत्तर पूर्व 

तक राष्ट्रीय राजर्माग के साथ - साथ चलती हुई दक्षिण पश्चिम की और 
दिशा में सर्वे सं०141 की पश्चिमी सीमा सड़क के अंत तक चलती है , इस 

चलती है । इस बिन्दू से सीमा छावमी सीमा स्तम्भ सं . १ तक बगहुरा नाला 
बिन्दु से इस वार्ड की सीमा कन्हान नदी के मध्य तक उत्तर दिशा में चलती 

के उत्तरी किनारे के साथ - साथ चलती है । अब इस बिन्दु से इस पार्ड की 
है । इस बिन्दु से वार्ड की सीमा 800 मीटर तक दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ 

सीमा स्तम्भ सं. 8 से 14 को होकर सीमा स्तम्भ सं. 3 और स्तम्भ सं. 4 के 
आती है । उसके पश्चात् जी०एल०आर० सर्वे सं०196 की पश्चिमी सीमा 

बीच बिन्दु तक छावनी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर चलती है । अब 
के मध्य में अन्त में दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है । सीमा इस बिन्दु से 

इस बिन्दू से सर्वे सं. 41 के दक्षिणी अन्त तक दक्षिणी पूर्व की ओर चलती 
सर्वे सं0134 तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलती है । अब इस बिन्दु 

है । इस बिन्दू से सर्वे सं. 5 तक पूर्वी दिशा में चलती है । इस बिन्दू से सीमा 
से इस वार्ड की सीमा गोरा बाजार मुख्य सड़क के दाहिने किमारे के 

मैगजीन रोड और छिंदवाडा रोड क्रासिंग तक उस बिन्द से जहां गफ राड 
साथ - साथ चलती हुई बाजार सीमा स्तम्भ सं014 तक दक्षिण पश्चितम 

छिंदवाड़ा रोड से मिलती है, तक उत्तर पूर्व की और चतती है । इस बिन्दु से 
सीमा में चलती है । अब इस बिन्दु से सीमा बाजार सीमा स्तम्भ सं010 तक 

सीमा माल रोड़ और गफ राड की क्रासिंग तक गफ रोड के उत्तरी किनारे के 
गोरा बाजार सीमा के साथ - साथ पश्चिमी तरफ यलती है । इसके पश्चात् 

साथ - साथ उतर - पूर्व की और चलती है जो इस वार्ड की आरंभिक बिन्दु 
यह सीमा रेखा गोरा बाजार द्वितीय स्ट्रीट के दाहिने किनारे के साथ - साथ 
घलती है । जहां रेखा जी . एल. आर. सर्वे संगृह सं०136/72 के निकट 
गोरा बाजार क्रास सड़क और द्वितीय स्ट्रीट के जंक्शन पर मिलती है । इस 

वार्ड सं . 4 : इस वार्ड की सीमा गुरुद्वारा के पास माल रोड और गोरा 
बिन्दु से सीमा गोरा बाजारा मुख्य सड़क और गोरा बाजार क्रास सड़क के 

बाजार क्रास रोड के जंक्शन के निकट बंगला सं. 25 के दक्षिण पश्चिम 
जंक्शन तक उत्तर पूर्व दिशा में चलती है । उसके पश्चात् गोरा बाजार मुख्य 

कोने से आरंभ होती है और गोरा बाजार क्रास रोड के दाहिने किनारे के 
सड़क पार कर गोरा बाजार मुख्य सड़क के पूर्वी किनारे पर मिलती है । साथ - साथ चलती हुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलती है । यह गोरा बाजार 
पुन: पूर्वी किनारे से पश्चिमी दिशा में चलती है । जहां सीमा अपनी आरंभिक की दूसरी गली में मिलती है उसके बाद दाहिने मुड़ जाती है और बजार 
बिन्दु रेतबाट सड़क और गौरा बाजार मुख्य सड़क के जंक्शन पर मिलती सीमा स्तम्भ सं० 10 के निकट दूसरी गली के दाहिने किनारे से होकर 

चलती है । अब इस बिन्दु से सीमा पार्ड सं01 की ओर बाजार सीमा के 
वार्ड सं0 2 इस वार्ड की सीमा काली माता मन्दिर के निकट गोरा साथ - साथ पूर्व दिशा की ओर चलती है तथा बाजार सीमा स्तम्भ 14 के 
बाजार मुख्य सड़क और रेतघाट रोड के जंक्शन से आरंभ होती है । और निकट गोरा बाजार मुख्य रोड पर मिलती है और गोरा बाजार मुख्य रोड के 
गोरा बाजार मुख्य रोड दक्षिणी किनारे के साथ - साथ चलती हुई पुराने मुत्तन 

दाहिने किनारे मुड़ती है और उसके साथ - साथ चलती है तथा पुनः सर्वे 
स्टाल तक जाती है तथा गोरा बाजार क्रास रोड की दाहिनी और मुड़ती है । 

सं०163 के टिप पर मिलती है । अब जहां से सर्वे सं0 163 की दक्षिणी 
उसके बाद माल रोड तक गोरा बाजार क्रास रोड के दाहिने किनारे से सीमा के साथ चलती हुई वार्ड सं0 1 से अगल बगल से चलती है और सर्वे 
साथ - साथ चलती है और माल रोड पार करती है तथा गोरा रोड के दाहिने सं0196 की पश्चिमी सीमा के मध्य में मिलती है । अब इस बिन्दु से इस 
किनारे के साथ - साथ चलती हुई बंगला सं0 21 की सीमा को पार करती वार्ड की सीमा सर्वे सं0 196 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ चलती है 
हुई ( सर्वे सं० 89 ) छिन्दवाड़ा रोड पार करती है । इस वार्ड की सीमा तथा कन्हन नदी के मध्य में छावनी की सीमा पर मिलती है । अब फिर यह 
छिन्दवाड़ा रोड के उत्तरी किनारे ( दाहिने किनारे के साथ- साथ से पश्चिमी दक्षिण की ओर मुड़ती है और नदी के मध्य से चलती हुई वार्ड सं0 5 की 
मैगजीन रोड और छिन्दवाड़ा रोड़ के जंक्शन तक पश्चिम की ओर चलती सीमा पर मिलती है तथा सर्वे सं0 196 की पूर्वी सीमा पर मिलती है । अब 
है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा सर्वे सं0 51 तक दक्षिण की ओर चलती इस बिन्दु से यह सीमा बंगला सं0 53 , 56 तथा 58 की पूर्वी सीमा के , 
है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा रेखा सर्वे सं041 के दक्षिणी अंत तक 

साथ - साथ चलती है और फिर सर्वे सं0 231 के दक्षिण पूर्व कोने के निकट 
पश्चिम की ओर चलती है । अब इस बिंदु से सीमा उत्तर - पश्चिम की ओर यारखेड़ा रोड पर मिलने के लिए सीधी चलती है । अब पुनः थारखेड़ा रोड 
चलती है । जहां वह छावनी सीमा स्तम्भ 3 और 4 के बीच कैंट सीमा पर पार करके और वार्ड सं05 की सीमा के साथ साथ चलती हुई बागदुरा नाला 
मिलती है । इस बिन्दु से सीमा छावनी सीमा रेखा के साथ - साथ छावनी की उत्तरी सीमा पर मिलती है । अब यह सीमा दाहिनी ओर मुड़ती है और 
सीमा स्तम्भ सं0 2 और ३ से गुजरती हुई सीमा स्तम्भ सं. 1 तक उत्तर बागदुरा नाला के किनारे के साथ - साथ चलती है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 
पश्चिम दिशा की और चलती है । अब छावनी सीमा स्तम्भ सं . 1 से यह बागदुरा नाला पुल की बायीं दीवार से मिलती है । अब इस बिन्दु से राष्ट्रीय 
कोलार भदी से होकर छावनी सीमा रेखा की और जाती है । उसके बाद राजमार्ग के उत्तरी किनारे के साथ साथ चलती है जहां यह मंदिर रोड़ से 
कन्हान से होकर चलती है और कन्हान नदी के मध्य में रेतधाट या वार्ड सं . मिलती है । उसके पश्चात् यह सीमा मंदिर रोड के दाहिने किमारे के साथ 
1 की सीमा पर मिलती है । अब इस बिन्दु से सीमा रेतघाट रोड और कन्हान 

साथ चलती है और बंगला सं060 की दक्षिण पश्चिम कोने के निकट माल 
नदी के नजदीक तक वार्ड सं . 1 की सीमा रेखा के साथ - साथ चलती है । रोड के उत्तरी किनारे पर मिलती है । इसके पश्चात् यह सीमा बायीं ओर 
अब यह सीमा रेखा रेतबाट के साथ - साथ चलती हई गोरा बाजार रोड और मुड़ती है और माल रोड के उत्तरी किनारे के साथ - साथ चलती है और 
रैतघाट रोड की क्रासिंग पर अपनी आरंभिक बिन्दु पर पहुंचती है । बंगला सं० 25 के निकट आरभिक बिन्दु से मिलती है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधाराण 


F 


वार्ड सं0 5 : इस वार्ड की सीमा क्रास रोड़ के उत्तरी अन्त से 
आरम्भ होती है और कान्हन नदी के मध्य तक सर्वे सं० 199 तथा 198 की 
सीमा के साथ साथ चलती है । अब कन्हन नदी के मध्य से होकर कन्हन 
नदी पर बने पुल तक पूर्व की ओर मुड़ती है अब इस बिन्दु से इस वार्ड की 
रेखा उस बिन्दु तक जहां यह यारखेड़ा रोड से मिलती है जहां तक राष्ट्रीय 
राजमार्ग के साथ साथ दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है । इस बिन्दु से इस 
वार्ड की सीमा सर्वे सं0 310 के दक्षिण पश्चिम कोने तक रोड के साथ 
साथ उत्तर पश्चिम की ओर चलती है । इस बिन्दु से यारखेड़ा रोड के साथ 
साथ दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और सर्वे सं0294 के दक्षिण पूर्व 
कोने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलती है अब इस बिन्दु से बागदुरा नाला पर 
छावनी सीमा तक दक्षिण पश्चिम की और चलती है फिर इस बिन्दु से सर्वे 
सं० 221 के दक्षिण पश्चिम कोने तक बागदुरा नाला के साथ साथ उसर 
पश्चिम की और चलती है । इस बिन्दु से सीमा यारखेडा रोड तथा क्रास रोड़ 
तक उत्तर पश्चिम की और चलती है । अब इस बिन्दु से यह सीमा क्रास रोड 
के साथ साथ क्रास रोड़ के अन्त तक जो इस वार्ड की आरंभिक बिन्दु है 
उसर दिशा की ओर चलती है । 

वार्ड सं०6 : इस वार्ड की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर की पुलिया से 
आरम्भ होती है । सर्वे सं. 305 के उत्तर पश्चिम कोने तक राष्ट्रीय राजमार्ग 
के दाहिनी किनारे से होकर जाती है फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पार करती है 
यारखेड़ा सड़क के दाहिने किनारे के साथ साथ गुजरती है और सर्वे 
सं०308 के दक्षिण पूर्व कोने पर मिलती है । अब इस बिन्दु से इस वार्ड की 
सीमा यारखेड़ा रोड के साथ साथ दक्षिण किनारे पर चलती है और पुन : सर्वे 
सं०337 (पिपरी नाका ) के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलती है । पुन : राष्ट्रीय 
राजमार्ग के दाहिने किनारे के साथ साथ घलती हुई कान्हन नदी के पुल के 
मध्य में मिलती है । अब यहां से यह सीमा रेखा नदी की मध्य रेखा के साथ 
साथ दाहिनी ओर मुड़ जाती है और छावनी सीमा स्तम्भ सं022 पर मिलती 
है इसके पश्चात् सीमा रेखा दाहिनी ओर मुड़ती है और बाछुरा नाला की 
उत्तरी सीमा के साथ साथ चलती है । छावनी सीमा स्तम्भ 
सं०21,20,19 ,18,17 ,16, 15,14 ,13,12, 11 , और 10 से होकर गुजरती है 
और काबलरी बाजार के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया पर सर्व सं०302 
जो इसकी आरंभिक बिन्दु है पर पुनः मिलती है । 
[ फा०सं० 29/8/डब्ल्यू आर/ सी / डीई/ 96/ 2364 डी ( क्यू एण्ड सी )/ 98 ] 

फाल्गुनी राजकुमार, संयुक्त सचिव 


And Whereas the copies of the said Gazette 
Notification were made available to the public on 13th 
November 1997 ; 

And Whereas the objections and suggestions received 
from the public in respect of said Draft Rules within the 
aforesaid period have been duly considered by the Central 
Government ; 

Now Therefore in exercise of the powers conferred by 
section 31 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), and in 
the supersession of the Kamptee Cantonment (Division into 
Wards) Rules, 1976 published with the Notification of the 
Government of India , in the Ministry of Defence number 
S . R. O . 226 dated 11th September 1976, except as respects 
things done or omitted to be done before such supersession , 
the Central Government hereby makes the following rules , 
namely : 

1. Short title and commencement. - - (1 ) These rules . 
may be called the Kamptee Cantonment (Division into 
Wards) Rules , 1998. 

(2 ) They shall be into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . Division of Cantonment into Wards. The 
Kamptee Cantonment shall be divided into the following 
wards for the purpose of holding elections to the Cantonment 
Board , Kamptee, namely :- - 

Ward Number 1 
Ward Number 
Ward Number III 
Ward Number IV 
Ward Number V 
Ward Number 

3 . Boundaries of the Wards. The boundaries of each 
of the wards shall be as specific in the Schedule annexed to 
these rules. 

4 . Number of members to be elected . -- The number 
of members to be elected from each of the wards shall be as 
shown below: - -- 

Ward Number Members to be elected 
Ward Number I 

1 
Ward Number II 1 
Ward Number II 1 
Ward Number TV 1 
Ward Number 

1 
Ward Number VI . 1 ( Reserved for Sche 

duled Castes candidates) 
SCHEDULE 

(See rule- 3 ) 
BOUNDARIES OF THE WARDS 
WARD NUMBER 1:- The Boundary of this ward 
starts from the right wing wall of the culvont on Sandghat 
Road near the junction of Gora Bazar Main Road and 
SandghatRoad and running towards North -Easternly direction 
along the right edge of the Sandghat Road upto end of the 
Road on Western Boundary of Survey Number 141. From 
this point the Boundary of this ward runs North direction upto 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 24th July , 1998 
S .R . O . 25 ( E ). — Whereas a public notice containing 
a draft of the Kamptee Cantonment (Division in to Wards) 
Rules , 1997 was published vide Notification of the 
Government of India in the Ministry of Defence number 
S. R. O . 166 dated 9th October 1997 in the Gazette of India , 
Part-II , Section- 4 , dated 25th October 1997 , as required by . 
section 31 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), inviting 
objections and suggestion from all porsons likely to be 
affected thereby till the expiry of a period of sixty days from 
the date of publication of the said notice ; 


Sandehat Road andmeth Sandghat Road upto 141. From 


4 


GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II — Sec . 41 
the centre of the Kanhan River. From this point the Bouridary runs South -Wostornly along the National Highway upto 
of the ward turns South -Easternly direction upto 800 metres Eastern edge of Bridge over Bagdura Nallah . From this 
and thereafter turning towards South -Wostornly direction point the Boundary runs along the Northern edge of Bagdura 
onding at the centre of Western Boundary of GLR Survey Nallah upto Cantonment Boundary Pillar Number 9 , From 
Number 196 . The Boundary from this point run South this point, the Boundary of this ward runs Northernly along 
Westernly upto the tip of Survey Number 134. From this the Cantonment Boundary upto a point between Cantonment 
point the Boundary of ward runs South -Westernly direction Boundary Pillar Numbers 3 & 4 passing through Pillar 
upto Bazar Boundary Pillar Number 14 along the right edge Number 8 to 4 . From this point the Boundary runs South 
of the Gora Bazar Main Road From this point, the Boundary 

Easternly upto the Southern end of Survey Number 41. From 
runs Westernly along the Gora Bazar Boundary upto Bazar 

this point the Boundary runs in Eastern direction upto Tip 
Boundary Pillar number to and from this point the Boundary 

of Survey Number 51. From this point, the Boundary runs 
line runs along the right- edge of the Gora Bazar Socond Street 

North - Easternly upto the crossing Magazine Road and 
to meet the junction of Gora Bazar Cross Road and second 

Chindwara Road . From this point the boundary runs 
sroet noar the North -West corner of the GLR Survey Numbor 

Easternly along the Chindwara Road upto the point whorc 
House Number 136 /72 . From this point, the Boundary runs 

Gaugh Road moets Chindwara road . From this point the 
North - Easternly direction upto the junction of Gora Bazar 

boundary nins North -Easternly along Northern edge of 

Gaugh Road upto the crossing of Mall Road and Gaugh Road 
Main Rond and Gora Bazar Cross Road and crossing the Gora 
Bazar Main Road to meet the Eastem edge of the Gora Bazar 

which is starting point of this ward . 
Main Road and again running Westernly direction through 

WARD NUMBER IV : - The Boundary of this ward 
the eastern odge to meet the starting point where the junction starts from South -West corner ofBungalow Number 23 near 
of Sandghat Road and Gora Bazar Main Road . 

the Junction of Mall Road and Gora Bazar cross road and 
WARD NUMBER II : The Boundary of this Ward 

rmning North -Easternly direction along right edge of Gora 
starts from junction of Gora Bazar Main Road and Sandghat 

Bazar cross road and to moct at the second street of Gora 
Road , near Kalimata Templo , and runs South -Easternly 

Bazar and turning right and running through the right edge 

of this second street Dear Bazar boundary pillar No. 10 . From . 
diroction along the Southern odge of thc Gora Bazar Main 

this point, the boundary runs Easternly direction along the 
Road upto the Old Muttan Stall and turns right to the Gora 

Gora Bazar boundary of wärd Number 1 and meet the Gora 
Bazar cross road and running along the night edge of tho 

Bazar Main Road near Bazar Boundary Pillar Number 14 
Gora Bazar cross road upto the Mall Road and cross the 

and turning and run along the right edge ofGora Bazar Main 
Mall Road and running along the right edge of the Gaugh 
Road to meet the same at Chindwara Road passing through 

Road and again to run to meet the tip of Survey Number 163 
the Boundary of Bungalow Number 21 ( Survey Number 89 .) 

and running side by side of Ward Number 1 along the 
The Boundary of this ward runsWesternly along the Northern 

Southern Boundary of Survey Number 163 to meet middle 

of Western Boundary of Survey Number 196 . From this 
odge (right edge ) of Chindwara Road upto the Junction of 
Magazinc Road and Chindwara Road . From this point, the 

point, the Boundary of this Ward runs along the Western 

Boundary of Survey Number 196 to meet the Cantonment 
Boundary of this ward run Southernly upto the tip of Survey 
Number 51 . From this point Boundary of this ward run 

Boundary at the centre of the Kanhan River and again tum 
Westernly upto the Southern ond of Survey Number 41. 

right and running through the centre of the River to meet 
From this point, the Boundary runs North -Westernly , where 

the Boundary of Ward Number 5 and again turning right to 
it meets Cantonment Boundary between Cantonment 

meet the Eastcm boundary of Survey Number 199 , From 
Boundary PillarNumbers 3 & 4 . From this point the Boundary 

this point the Boundary runs along the Eastern boundary of 
of this ward runs North -Westornly, direction along the 

Bungalow Numbers 53, 56 and again 58 and running straight 
Cantonment Boundary line upto Cantonment Board Pillar 

to meet the Yerkheda Road near South - East corner of Survey 
Number 1 passing Cantonment Board Piller Numbers 2 & Number 231 and again crossing the Yerkheda Road and 
3 . From Cantonment Board Piller Number 1 it nins through running along the boundary of ward Number 5 and to moct 
the Cantoriment Boundary line through Kolar River and then the Northern boundary of Bagdura Nallah. The boundary 
Kanhan River, running and meets the Boundary of Ward again turning right and running along the edge of Bagdura 
Number I near Sandghat in the Centre of theKanhan River. Nallah, to meet the left wing wall ofthe Bridge over Bagdhura 
From this point the Boundary runs along the Boundary of Nallah on National Highway . From this point the boundary 
Ward Number 1 upto the Sandghat Road and noor Kanhan runs along the Northern odge of National Highway where it 
River and runsalong the Sandghat Road upto the crossing of meets Temple road . The boundary then running along the 
Gora Bazar Main Road & Sandghat Road which is the right side of the Temple Road to moct it on the Northern 
starting point of this ward : 

edge ofMall Road near the South -West corner of Bungalow 
WARD NUMBER II :-- The B &undary of this Ward 

Number 50 . The boundary then turns left and runs along the 
starts from the junction of Mall Road and Gaugh Road near 

Northern edge of the Mall Road to meet the starting point 
Garrison Gurudwara & rurs South -Easternly along the mall 

near Bungalow Number 25 . 
road upto the crossing of Mall Road and Temple Road . From 

WARD NUMBER V :-- The boundary of this ward 
this point, the ward boundary turns Southernly along the 

starts from the Northern end of cross Road & rums Northernly 
Western edge of Temple Road upto the point, where it meets 

along the boundary of Survey Numbers 199 and 198 upto the 
NationalHighway . From this point the Boundary of this ward 


- 


( 41" II — X064 ] 

भारत का राजपत्र : असाधाराण 
Centre of Kanhan River and turns Easternly through the starts from the Culvert on National Highway running through 
Centre of Kanhan river upto the Bridge over Kanhan river. the right edge of the National Highway upto the North -West 
From this point the boundary of this ward runs South corner of Survey Number 305 and again crossing theNational 
Westernly along the National Highway upto the point where Highway and passing along the right odge of the Yarkheda 
is meets Yerkheda Road . From this point the boundary of road to meet the South -east corner of Survey Number 308 . 
this ward runs North - Westernly along the road upto South From this point, the boundary of this ward runs on Southern 
West comer of Survey Number 310 . From this point, the edge along the Yarkheda road and cross it again the National 
boundary turns South -Westernly along the Yarkheda Road Highway near Survey Number 337 (Pipri Naka ) and again 
and meets National Highway Road at the South -East corner running along the right edge of the National Highway to 
of Survey Number 294 . From this point the boundary runs 

meet it at the Centre of Khanhan River bridge. The boundary 
South -Westernly upto Cantonment Boundary over Bagdura 

then turn right and running along the centre line of the river 
Nallah . From this point, the boundary runsNorth -Westernly 

to meet it at the Cantonment Boundary Pillar Number 22 . 
along the Bagdura Nallah upto South - West comer of Survey 

The boundary line then turn right and running along the 
Number 221. From this point the boundary runs North 

Northern boundary of Bagdura Nallah passing through the 
Westernly upto crossing of Yarkheda road & cross road . From 

Cantonment Boundary Pillar Numbers 21, 20 , 19, 18, 17, 

16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 and 10 to meet the same at the starting 
this point the boundary runs in Northern direction along the 

point near Survey Number 302 at the Culvert on National 
cross road upto end of the cross road which is the starting 
point of this ward . 

Highway near Cavalry Bazar . 

[File No . 29 /8 /WR /C /DE / 96 /2364 /D ( Q & C )/98 ] 
WARD NUMBER VI :- The boundary of this ward 

FALGUNIRAJKUMAR, Jt. Secy . 


1995 affat 


Printed by the Manager, Govt. of India Prox , Ring Road, Mayupuri, Now Dolhi- 110064 

and Publishod by the Controllar of Publication , Dolhi- 110054 - 1998 


